रजिस्ट्री सं. डीएल - 33001/ 2003 


REGISTERED No. DL - 33001/ 2003 


Monsoon 


सत्यमेव 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


साप्ताहिक / Weekly 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 17] 
No. 17 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 26 , 2003 ( वैशाख 6, 1925 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 26, 2003 ( VAISAKHA 6, 1925 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


: 


भाग - खण्ड 2 

(PART 1 - SECTION 2 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों 

की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications regarding Appointments , Promotions, Leave etc . of Government Officers issued by 
the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme 

Court ] 
राष्ट्रपति सचिवालय 

3. उनकी संसदीय भाषान्तरकार ग्रेड- II के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता, उन 
नई दिल्ली.110004 , दिनांक 2 अप्रैल 2003 

नए वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनयमित की जाएगी, जिन्हें अंतिम रूप 
___ सं. ए. 39011/ 16 /01. प्रशासन :- - श्री अब्दुल हक कुरैशी, अनुभाग | 

• दिया जा रहा है तथा भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया 

जाएगा । 
अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय , का मंगलवार 01 अप्रैल, 2003 को | 
सेवाकाल के दौरान आकस्मिक निधन हो गया । 

4. अनुवादक के मूल पद पर दो वर्ष की अवधि तक उनका पुनर्ग्रहण 
____ आर. एस. राणा, अवर सचिव ( प्रशासन ) अधिकार बना रहेगा । 

एम. राजगोपालन नायर , संयुक्त सचिव 
लोक सभा सचिवालय 
नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 7 अप्रैल 2003 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय 
सं . पीएफ 3290 ( 3 )/ जीएन - 4921/ ए एन - I/ 2003 : - - अध्यक्ष महोदय , 
4.1.2003 से 8.1. 2003 तक हुई मौखिक , लिखित तथा साथ - साथ भाषांतरण 

नई दिल्ली - 110066, दिनांक 03 अप्रैल 2003 
परीक्षाओं और 21. 2. 2003 को हुए वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर 

. सं. ए- 19013/2/ 2003 - प्रशासन :- - राष्ट्रपति, श्री एम. आर. कुलकर्णी 
लोक सभा सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड - II के पद हेतु चयन होने 

को प्रतिनियुक्ति आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से राष्ट्रीय सुरक्षा 
के परिणामस्वरूप श्री मंजल कुमार पाण्डेय को 8000 - 275 - 13500 रु . के 

परिषद् सचिवालय में , वेतनमान रु. 12, 000 - 375 -16,500/ - में उप सचिव 
वेतनमान में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड - II के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से 

के पद पर दिनांक 02 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष के लिए या अगले 
2.4. 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं । . 

आदेशों तक, जो भी पहले हों , सहर्षनियुक्त करते हैं । 
2. वे 2.4. 2003 से 1.4. 2005 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा 
पर रहेंगे । 

सी . ए. सुब्रमण्यन , उप सचिव 


1 - 32GI/ 2003 


( 339 ) 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 26 , 2003 ( वैशाख 6, 1925 ) 


[ भाग [ - खण्ड 2 


. - . . 


. . 


.. . .. - 


.. .. . - 


. . . 


.. 


. . . . .. 


. .. -. - . - . .. 


योजना आयोग 

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2003 
सं. एफ . 6( 1611 )/ 94--प्रशासन - 1 :-- आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 
15. ? 7003 के आदेश सं. 13015/1 /2002 - आई.ई. एस. के तहत योजना 
जागो में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, आई. ई. एस. के एन. एफ . एस . 
जी कारी, डा. ( श्रीमती ) रेणू सिंह परमार ने दिनांक 02 . 04. 2003 
. .। से योजना आयोग में 14300 - 400 -18300 रु. के वेतनमान में 
क) का पदभार संभाल लिया है । 

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2003 
सं . 01 / पी एफ / 2003 : - - राष्ट्रपति , श्री अरुण कुमार को 30 जनवरी , 
2003 से विदेश राज्य मंत्री ( श्री विनोद खन्ना ) के कार्यालय में उपसचिव के 
पद में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं । यह नियुक्ति विदेश 
राज्य मंत्री श्री विनोद खन्ना के कार्यकाल के साथ और उनके विवेकाधीन 
होगी । 

2. श्री अरुण कुमार ने 30 जनवरी, 2003 पूर्वाह्न को विदेश राज्य मंत्री 
( श्री विनोद खन्ना ) के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद का 
कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

सुरेश के. मेनन, प्रशासनिक अधिकारी ( पी एफ ) 


- . 


. 


.. - : . ISPLurer 


w immam 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विन्धि कार्य विभाग ) 

नईदिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2003 
. . ..3 2012 2 ) - प्रशा--1 ( वि . का . ) : - - राष्ट्रपति, इस विभाग के 

में अधिक श्री बी . के . वर्मा को , जो इस समय ऋण वसूली 
माला, अहमदाबाद में प्रतिनियुक्ति पर पीठासीन अधिकारी के पद पर 
का में दिनांक 11 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक विधि 
कार्य भाग, विधि और न्याय मंत्रालय में रु. 14, 300 - 400 - 18, 300 के 
के नाम में अपर सरकारी अधिवक्ता ( साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क ) 
के मतदा प्रोम ब्रोन्नति प्रदान करते हैं । 

प्रकाश चन्द्रा, उप सचिव 


वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च2003 
सं. 22: ( फा. सं. ए. 19011/2/2003 - प्रशा. I) : - - राष्ट्रपति , भारतीय 
प्रशासनिक सेवा ( म. प्र. ) की अधिकारी श्रीमति स्नेहलता श्रीवास्तव को 
दिनांक 3. 3. 2003 ( पूर्वाह्न ) से उनकी पांच वर्ष की सामान्य कार्यावधि की 
शेष अवधि अर्थात् 28.02. 2005 तथा अगले आदेश होने तक जो भी पहले 
हो राजस्व विभाग में 18400 - 22400 रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव के 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

प्रीति पन्त , अवर सचिव 


दिनांक 31 मार्च 2003 . 
सं 7 - 38012 /1/ 2002-- प्रशा- IV ( वि. का ) :- - अधिवर्षिता की आयु 
भने विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्यविभाग में उप सचिव श्री वी . 
१८ .. दिनांक 31 मार्च, 2003 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त 


प्रकाश चन्द्रा, उप सचिव 


- - - - -- - - - 


( न्याय विभाग ) 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 7 अप्रैल 2003 
म. के . 13028/1/ 2003 - यू. एस. II : -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 
21 की धारा ( 1 ) के परन्तुक ( क ) के अनुसरण में , न्यायविद् श्री अरुण 
मदान ने 21 मार्च, 2003 से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद 
पे त्याग - पत्र देदिया है । 

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( आर्थिक सलाहकार का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2003 
सं. ए -22012/2/2001 - आ. स. ( प्रशा. I ) :- - भारतीय सांख्यिकी सेवा 
के दिनांक 2. 4. 2003 के आदेश सं. 12015/ 2/ जे. ए. जो ./ 2003 - भा . सां . से. 
के संदर्भ में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( वेतनमान रुपये 12000 - 375 - 16500 ) 
में पदोन्नति के उपरान्त डा. विद्याधर को दिनांक 2. 4. 2003 ( पूर्वाह्न ) से इस 
कार्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

जी. एस. नेगी, अपर आर्थिक सलाहकार 


कार्मिक, लोक -शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली. दिनांक 9 अप्रैल 2003 
सं. .. 2312 33 .. अ. भा . से . ( III ) : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा की 
वाई. 24)] में हुई परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त 
सौर जार प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री गौरी शंकर को अपना नाम श्री गौरी 
शंकर बदलकर श्री गौरी शंकरप्रियदर्शी करने की अनुमति दी गई है और 
नदनुस : सभी कार्यालय प्रयोजनों के लिए इनको श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी के 
मा जाना जाएगा । 


( वाणिज्य विभाग ) 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 2 अप्रैल 2003 
फा . सं. ए -12023/1/ 2002 - ई - II :- - अनुभाग अधिकारी / आशुलिपिक 
( ग्रेड ख/ ग्रेड-I ) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2001 के आधार पर 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2003 के अपने का . ज्ञा . 
सं. 5/3/ 2003 - सीएस -II के तहत वाणिज्य विभाग के संवर्ग में उनके नामांकन 
के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा श्री एन . श्रीनिवासन, वाणिज्य विभाग के 
सीएसएसएस संवर्ग में वैयक्तिक सहायक को दिनांक 20 मार्च, 2003 के 
पूर्वाह्न से इस विभाग में 6500 - 200 - 10500/ - रुपए के वेतनमान में निजी 
सचिव ( सीएसएसएस में क एवं ख ग्रेड आमेलित ) के पद पर अस्थायी 
आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

एन. पी . द्विवेदी, उप सचिव 


अकील अहमद , उप सचिव 


[ भाग I — खण्ड 2 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 26, 2003 ( वैशाख 6, 1925 ) 


. 


341 


कोयला मंत्रालय 

दिनांक 26 मार्च 2003 
नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2003 

सं . ए- 11011 /9/ 2003 -स्थापना :- - राष्ट्रपति , लघु उद्योग मंत्रालय में 
सं. ए- 12012 / 4/96 - प्रशा. : - - इस मंत्रालय की दिनांक 20 अप्रैल , 

श्री प्रदीप कुमार, आई. आर. एस. ( आई टी - 87 ) को दिनांक 21. 3. 2003 
2001 की समसंख्यक अधिसूचना की निरन्तरता में , इण्डियन ब्यूरो आफ 

( पूर्वाह्न ) से निदेशक स्तर पर माननीय मंत्री, लघु उद्योग एवं पूर्वोत्तर विकास 
माइन्स के खनिज अधिकारी (सिस्टम ), श्री सी. बी. गुप्ता की इस मंत्रालय 

क्षेत्र ( डॉ. सी. पी. ठाकुर ) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं । 
में अर्थशास्त्री के रूप में 8000 -13, 500 / - रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति श्री प्रदीप कुमार की नियुक्ति उनके पांच वर्ष के केन्द्रीय कार्यकाल 
की अवधि को दिनांक 11.4.2003 ( पूर्वाह्न ) से आगे एक वर्ष की अवधि के अर्थात् 16.4. 2005 तक अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके 
लिए अथवा अगले आदेशों तक , इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं । कार्यभार की समाप्ति तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के 
पार्वती कौटिया, अवर सचिव । लिए की जाती है । 

एच. आर. जोशी, अवर सचिव 
लघु उद्योग मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2003 

उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
सं . ए - 18011/ 7/ 2003 - स्थापना : -- माननीय उद्योग राज्य मंत्री के 

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 
अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में श्री अनिल कुमार को दिनांक 3.2.2003 

नई दिल्ली - 110001 , दिनांक 28 मार्च2003 
( पूर्वाह्न ) से नियुक्त करते हैं । 

सं . ए. - 38012 / 2/ 2002 एस . आर. ए. - - इस विभाग के अन्न सुरक्षा 
श्री अनिल कुमार की नियुक्ति मंत्री ( लघु उद्योग ) के कार्यकाल में उनके 

अभियान कार्यालय, गाजियाबादमें सामान्यकेन्द्रीय सेवा, ग्रुप ए के उपनिदेशक 
प्रसादपर्यन्त अथवामंत्री ( लघुउद्योगमंत्रालय ) के लघुउद्योगमंत्रालय में अपनी 

( एस . एण्ड आर . ) के रूप में कार्यरत श्री ए. एस. यादव अधिवर्षिता की आयु होने 
वैयक्तिक स्थापना में उन्हें रखने तक , जो भी पहले हो , के लिए की जाती है । 

पर 31मार्च, 2003 के अपराह्नसे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे । 
एच. आर. जोशी, अवर सचिव 

रजत दत्ता, अवर सचिव 


दिनांक 27 फरवरी 2003 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 
सं. ए -11011/ 7/2003 - स्था . : -- राष्ट्रपति माननीय लघु उद्योग राज्य 

नई दिल्ली -110049 , दिनांक 7 अप्रैल 2003 
मंत्री ( श्री तपन सिकदर ) के अंतिरिक्त निजी सचिव के रूप में श्री एस. पी . 
सिंह को दिनांक 30 . 01. 2003 ( पूर्वाह्न ) से नियुक्त करते हैं । 

सं. ए. -32022 /1/ 2003 - प्रशासन - - राष्ट्रपति , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्राजय में औद्यौगिक सलाह संवर्ग में नियमित अतिरिक्त औद्यौगिक सलाहकार 
श्री एस. पी सिंह की नियुक्ति ( लघुउद्योगराज्यमंत्री) के कार्यकाल में उनके 

श्री नियाज़ रसूल को 16, 400 -450 - 20 ,000/ - रु. के वेतनमान में इसी 
प्रसाद पर्यन्त अथवा राज्य मंत्री ( लघुउद्योगमंत्रालय ) केलघुउद्योगमंत्रालय में 

काडर के अन्तर्गत औद्यौगिक सलाहकार के रूप में 1.1. 2003 से या उनके 
अपनी वैयक्तिक स्थापना में उन्हें रखने तक , जो भी पहले हो, के लिए की जाती है । 

द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31. 7. 2003 तक , जो भी पहले हो , 
एच. आर . जोशी, अवर सचिन • बिल्कुल तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 

2. यह नियुक्ति उन्हें वरिष्ठता आदि जैसी सुविधाओं के लिए 

नियमितीकरण संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करती । 
दिनांक 7 मार्च 2003 

म जयरामन , अवर सचिव 
सं. डी -20014( 2 )/2002 - सा .प्र./ स्था . :- - लघु उद्योग मंत्रालय में संयुक्त 
सचिव श्री शंकर अग्रवाल , भा . प्र. से. ( उ.प्र. 80 ) की 23, 750 - 28, 550/ - रु. 
( आई डी ए पैटर्न ) मैं इन्डियन आयल कार्पोरेशन लि . नई दिल्ली में मुख्य 

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 
सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, उन्होंने 7 मार्च, 

नई दिल्ली - 110003 , दिनांक 30 दिसम्बर 2002 
2003 की पूर्वाह्न से पद का कार्यभार छोड़ दिया है । उन्हें इंडियन आयल 

शुद्धिपत्र 
कार्पोरेशन लि . नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नया कार्यभार 

सं . ए- 10011/ 28/97 - 6ईस I- - इस मंत्रालय की दिनांक 
ग्रहण करने के लिए 7 मार्च, 2003 से कार्यमुक्त किया जाता है । 

2.10. 2002 की समसंख्ाक अधिसूचा । आंशिक संशोधन से श्री मोनीष 
एच. आर. जोशी, अवर सचिव मलिक, भा . व. सेवा के संबंध में खत संवर्ग को उत्तर प्रदेश के स्थान , " 
पर उत्तरांचल पढ़ें । 

डा. ए. सूर्य प्रकाश , निदेशक 
दिनांक 13 मार्च 2003 
सं. ए-18011 ( 27 )/ 2003 - स्था. :- - राष्ट्रपति, लघु उद्योग मंत्रालय में संयुक्त 

नई दिल्ली - 110003 , दिनांक 3 . प्रेल 2003 
सचिव के पद पर श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़, भा .प्र. से. ( उ.प्र. - 78 ) 
को 18,400 - 22,400/ - रुपए के वेतनमान में 12 मार्च, 2003 की पूर्वाह्न से 

सं. ए. 32012 /1/ 2001 - पी. II (. ) ---पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 
5 वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की 
नियुक्त करते हैं । 

6500 - 200 - 10,500 / - रु. के वेतनमान में " अनुभाग अधिकारी के पद 

पर तदर्थ नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग . 
एच. आर. जोशी, अवर सचिव द्वारा दिनांक 25 . 3. 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/ 11/ 97 सी . एस. - I 


- Mar 


- 


- 


. 
. 
. 
. 
- 


. 
. 
2 


3-12 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 26, 2003 ( वैशाख 6, 1925 ) 


[ भाग - खण्ड 2 


के माध्यम से सूचित स्वीकृति द्वारा दिनांक 01 . 10 .2002 से 30 . 05 .2003 या 2. दिनांक 24.9.2002 के बाद से 31 .1. 2003 तक की अवधि " अकार्य 
नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक , जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है :- - दिवस " के रूप में मानी जाएगी । 
सर्व/ श्री 

जगदीश कुमार, अवर सचिव 
1. वी . डी. साहनी 

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
2. जे. के . चक्रवर्ती 

. ( सूचना प्रौद्योगिकीविभाग ) 
3. पी. सी. ममगांई 

राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केन्द्र 
4. ओ. पी . छिल्लर 

नई दिल्ली -110003, दिनांक 7 अप्रैल 2003 
5 . टी . एन. मक्कड़ 

सं. ए - 39013 /1/ 2000 - प्रशा-I - - राष्ट्रपति एतद्द्वारा श्री ए. रविन्द्र कुमार , 
6 . डी. जे. एस. बावा 

कर्मचारी कोड सं . 490 का राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केन्द्र, आंध्र प्रदेश राज्य 
7. डी. के. चोपड़ा 

एकक , हैदराबाद में वैज्ञानिक - सी के पद से त्यागपत्रदिनांक 30 जून, 2000 
8. पी . के . भार्गव 

की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया 

जाता है । 
9. राजेन्द्र सिंह 

पी. एस पिल्लै, उप निदेशक ( प्रशा. ) 
2. तदर्थ नियुक्ति उपरोक्त अधिकारियों को नियमित प्रोन्नति संबंधी 

- -- - -- - - - - 
कोई अधिकार प्रदान नहीं करती । सरकार के पास तदर्थ नियुक्तियों को 
किसी भी समय निरस्त करने तथा अधिकारियों को उसी पद पर प्रत्यावर्तित 

दूरसंचार विभाग 
करने का अधिकार है जिस पद र उन्हें प्रोन्नत किया गया था । . 

नई दिल्ली -110 001, दिनांक 25 फरवरी 2003 
जफरूल इस्लाम , अवर सचिव 

सं. 36 - 1/ 2003 - प्रशा -I - - राष्ट्रपति , श्री मंगत राम शर्मा, आईएएस 

( टीएन : 92 ) को उप सचिव ( वेतनमान 12000 -16 ,500/ - रु. ) के स्तर 
स्वास्थ : और परिवार कल्याण मंत्रालय 

पर 30 जनवरी , 2003 (पूर्वाह्न ) से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री 
__ ( स्वास्थ्य विभाग ) 

( श्री सु. तिरूनावुक्करासर ) के निजी सचिव के पद पर , सहर्ष नियुक्त 
नई दिल्ली -110003. दिनांक 31 मार्च 2003 

करते हैं । 
सं . ए. 11013/4/ 2003 - स्थापना -I -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा ___ 2. श्री मंगत राम शर्मा की संचार व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के निजी 
के अधिकारी श्री एस. के वर्मा को दिनांक 30.1. 2003 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्ति 4. 8.2003 तक तीन वर्ष के निर्धारित कार्यकाल 
एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्रीमती सुषमा स्वराज ) के वैयक्तिक स्टाफ में की शेष अवधि या जब वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद 
12000 - 16, 500/ - रुपये के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर ___ कर दें या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , तक है । 
नियुक्त करते हैं । 

एम . एल. मिगलानी , उप सचिव ( प्रशा. ) 
2. श्री एस. के. वर्मा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के वैयक्तिक 
ग्यफ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति सहकालिक आधार पर 
अथ्वा मंत्री जब तक चाहे तब तक अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी 

दिनांक 3 मार्च 2003 
पहले हो , होगी । 

सं. 36 - 1/ 2003 - प्रशा -I - - राष्ट्रपति श्री जे. सुब्रामणय अय्यर को 30 
डा. अनिल कुमार, उप सचिव जनवरी, 2003 ( पूर्वाह्न ) से 6500 - 10, 500 रु. के वेतनमान में संचार और 

सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ( श्री सु. तिरूनावुक्करासर ) के प्रथम वैयक्तिक 
नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2003 

सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं । 
सं. ए. 12025/ 95/ 2001 - सी . एच. एस. -I - - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा 

___ 2. संचार व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ( सु. तिरूनावुक्करासर ) के 
आयोग की सिफारिशों पर डा . मृत्युंजय कुमार को 3.12.2001 के अपराह्न से 

प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर श्री जे. सुब्रामणय की नियुक्ति संचार व 
आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 

" सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ( श्री सु. तिरूनावुक्करासर) के स्वनिर्णय पर 
3000 - 275 - 13, 500/ - रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त 

और उनके कार्यकाल के साथ समाप्त होने वाली या आगामी आदेश तक , 
करते हैं । डा. मृत्युंजय कुमार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 

जो भी पहले हो तक के लिए है । 
अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

एम. एल . मिगलानी, उप सचिव ( प्रशा. ) 
जगदीश कुमार , अवर सचिव 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
दिनांक 8 अप्रैल 2003 

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2003 
सं . ए. 39012/5 / 2002 - सी . एच. एस . - I---- डा. गोविन्द मोहन जी , सं ए - 12026 / 4/ 2002 - - राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
चिकित्सा अधिकारी ने अपने त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के में उप सचिव श्री टी . श्रीनिधि को 24.3.2003 से 15. 3. 2006 तक अथवा 
परिणामरूवरूप 31 .1. 2003 के अपराह्न को डा. राम मनोहर लोहिया अगले आदेशों तक , इनमें से जो भी पहले हो , इसी मंत्रालय में निदेशक के 
अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पद पर नियुक्त करते हैं । 
अधिकारी पद का कार्य भार छोड़ दिया । 

एन . सी. कौशिक, अवर सचिव 


PART I SEC. 2 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 26 , 2003 ( VAISAKHA 6 , 1925 ) 

_ 343 
. PRESIDENT S SECRETARIAT 

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
New Delhi, the 2nd April 2003 

( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 
No. A . 39011 / 16 /01- Admn . - Shri A . H . Qureshi, 

New Delhi, the 18th March 2003 
Section Officer, President s Secretariat, died in harness 
on Tuesday, the 1st April , 2013 . 

No. A - 32012 /4 /99 -Admn . I(LA ). — The President is 

pleased to grant proforma promotion to Shri V . K . Verma, 
R.S. RANA . Under Secy . (Admn.) Deputy GovernmentAdvocate of this Department, presently 

holding the post of Presiding Officer in the Debts Recovery 

Tribunal, Ahmedabad on deputation basis , as Additional 
LOK SABHA SECRETARIAT 

Government Advocate (General Central Service Group A ) 
New Delhi- 11001, the 7th April 2003 

in the Department of Legal Affairs , Ministry of Law and 
No. PF . 3290 (3 )/GN - 4921/ AN -1/2003. Consequentupon 

Justice in the pay scale of Rs. 14 ,300 -400 - 18 ,300 with effect 

from the forenoon of 11th February , 2003 , until further orders. 
his selection to the post of Parliamentary Interpreter Grade- II 
in Lok Sabha Secretariat on the basis of Oration , Written , 

PARKASH CHANDRA , Dy . Secy . 
Simultaneous Interpretation Tests from 04 .01. 2003 to 
08 .01. 2003 and Personal Interview held on 21. 02 . 2003, the 
Speaker is pleased to appoint Shri Manjul Kumar Pandey to 

The 31st March 2003 
the grade of Parliamentary Interpreter Grade - II in the scale 

No. A . 38012 / 1/2002-Adm . IV (LA ). - On attaining the 
of pay of Rs. 8000 - 275 - 13500 in an officiating capacity 
with effect from the forenoon of 02.04 .2003 until further 

age of superannuation , .Shri V . Ananthakrishnan , Deputy 

Secretary in the Department of Legal Affairs, Ministry of 
orders . 

Law & Justice stands retired from Government service with 
2 . He will be on probation for a period of two years with 

effect from the afternoon of 31st March , 2003 . 
effect from 02.04 .2003 upto 01. 04.2005 . 

. PARKASH CHANDRA, Dy. Secy . 
3. His inter- se - seniority in the grade of Parliamentary 
Interpreter Grade - 11 will be regulated as per the new 
Seniority Orders which are being finalised and which will 

(DEPARTMENT OF JUSTICE) 
he issued in due course with a retrospective effect. 

· New Delhi-110 011, the 7th April 2003 
4 . His lien on the substantive post of Translator will be 

No . K . 13028/ 1/2003. US- II. — Shri Justice Arun Madan , 
kept for a period of two years. 

resigned froin the office of the Judge , Rajasthan High Court , 
M . RAJAGOPALAN NAIR , Jt, Secy. 

in pursuance of proviso (a ) of clause ( 1) of Article 217 of 

the Constitution of India , with effect from March 21 , 2003 . 
NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT 

DURGADAS GUPTA , It. Secy. 
New Delhi-110 066 , the 3rd April 2003 

MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 
No. A - 19013/2 /2003 - Admn.-- The President is pleased 

& PENSIONS 
to appoint Shri M .R . Kulkarni as Deputy Secretary in the 

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING ) 
pay scale of Rs: 12 ,000 - 375- 16 ,500 /- in the National Security 
Council Secretariat on deputation basis from Department of 

New Delhi, the 9th April 2003 
Science & Technology with effect from the forenoon of 

No . 23012 / 3 / 2003 - AIS - III. - Shri Gouri Shanker 
2nd April, 2003 for a period of three years or until further 

appointed to the Indian Administrative Service on the basis 
orders whichever is earlier . 

of the Indian Administrative Service Examination held in 
C .A . SUBRAMANIAN , Dy. Secy. 2001 and borne on the cadre of Uttar Pradesh has been 

permitted to change his name from Gouri Shanker to GOURI 

SHANKER PRIYADARSHI and will accordingly be 
PLANNING COMMISSION 

recognised as GOURI SHANKER PRIYADARSHI for all 
New Delhi, the 7th April 2003 

official purposes. 
No. F. 6 ( 1611) /94 - Adm . I. Consequent on her posting 

AQEEL AHMAD , Dy. Secy . 
in the Planning Commission vide Deptt. of Economic Affairs 
Order No. 13015 /1 / 2002 -IES dated 26 . 3.2003, Dr. (Mrs .) 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
Renu Singh Parmar, an NFSG officer of IES has assumed 

New Delhi, the 27th March 2003 
charge as Director in the Planning Commission in the scale 

No. 01 /PF /2003 . --- The President is pleased to appoint 
of pay of Rs. 14300 -400 - 18300 w .e .f. 02 .04 .2003 (FN ). 

Shri Arun Kumar as Officer on Special Duty , in the rank of 
K .K . CHHABRA , Under Secy . Deputy Secretary , in the Office of the Minister of State for 


344 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 26 , 2003 (VAISAKHA 6, 1925 ) 


(Part 


Sec . 2 


External Affairs (Shri Vinod Khanna ) with effect from 30th 
January 2003 . This appointment will be co -terminus with 
and at the discretion of the Office of the Minister of State 
for External Affairs ( Shri Vinod Khanna ). 


2 . Shri Arun Kumar has assumed charge of the post of 
Officer on Special Duly in the Office of the Minister of 
State for External Affairs ( Shri Vinod Khanna ) in the 
foreroon 30th January 2003 . 


MINISTRY OF COAL 

New Delhi, the 8th April 2003 
No. A - 12012/ 4 /96 -Admn . - In continuation of this 
Ministry s Notification of even number dated the 20th April, 
2001, the President is pleased to extend the term of 
deputation of Shri C . B . Gupta , Mineral Officer (Systems) 
to Indian Bureau of Mines as Economist in this Ministry in 
the pay scale of Rs. 8000 - 13,500 /- for a further period of 
one year w .e.f. 11.4 .2003 ( FN ) or until further orders , 
whichever is earlier. 


SURESH K . MENON , Adininistrative Officer (PF ) 


PARVATI KAUTIA , Under Secy . 


MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 


(DEPARTMENT OF REVENUE) 


New Delhi, the 13th March 2003 


No. 22 : (F No. A . 19011/2 /2003 -Ad. I).--- The President 
is pleased to appoint Sint. Snehlata Shrivastava , IAS (MP: 
82 ) as Joint Secretary in the Department of Revenue in the 
pay scale of Rs. 18400 -22400 w .e.f. 03.03. 2003 (FN ) for 
the balance period of her norinal tenure of five years , i.e., 
up to 28 .02 . 2005 or until further orders, whichever event 
takes place earlier. 


· MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Delhi, the 24th February 2003 
No . A - 180117 / 2003- Estt.--- The President is pleased to 
appoint Shri Anil Kumar as Additional Private Secretary to 
the Hon ble Minister for Small Scale Industries, with effect 
from 03. 02 . 2003 (EN .). 

The appointment of Shri Anil Kumar is co - terminus with 
the tenure of the Minister ( Small Scale Industries) or till the 
Minister (Small Scale Industries) desires to keep him in his 
personal Establishment in the Ministry of Small Scale 
Industries, whichever is earlier. 

H .R . JOSHI, Under Secy. 


PREETI PANT, Under Secy . 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER ) 


New Delhi, the 3rd April 2003 


No . A - 22012/2 /2001- Ec. Ad . (Admn. I). — Consequent 
on his promotion to Junior Adininistraiive Grade (scale of 
pay Rs. 12000 - 375 - 16500 ) of the Indian Statistical Service , 
vide Ministry of Statistics & Programint Impleinentation 
order No. 12015 /2 /JAG /2003-ISS dated 2 .4 . 2003, Dr. Vidya 
Dhe is appointed to the post of Joint Director in this office 
with effect from the forenoon of 2nd April , 2003 . 

G .S. NEGI, Addi. Economic Adviser 


.: 


The 27th February 2003 
No. A - 11011/7 /2003- Estt. -- The President is pleased to 
appoint Shri S .P . Singh as Additional Private Secretary to 
the Hon ble Minister of State for Small Scale Industries, 
( Sh . Tapan Sikdar ), with effect from 30 .01. 2003 (F.N .). 

The appointment of Shri S .P. Singh is co - terminus with 
the tenure of the Minister of State for Small Scale Industries 
or till the Minister of State (Small Scale Industries) desires 
to keep him in his personal Establishment in the Ministry 
of Small Scale Industries, whichever is earlier . 

H . R . JOSHI, Under Secy. 


(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 


New Delhi- 110011, the 2nd April 2003 
F. No . A - 12023/ 1/2002 - E . II . -- Consequent on his 
nomination to the cadre of the Department of Commerce 
by the Department of Personnel & Training vide their O .M . 
No. 5/ 3 /2003 -CS. II., dated the 20th March , 2003 based on 
the Section Officer/ Stenographer (Gr. B /Gr. 1) Limited 
Department Competitive Examination , 2001, the President 
is pleased to appoint Shri N . Srinivasan , Personal Assistant 
in the CSSS cadre of the Department of Commerce as Private 
Secretary (merged A & B grade in CSSS ) in this Department 
in the pay scale of Rs. 6500 - 200 - 10500 , on temporary basis 
with effect from the forenoon of 20th March , 2003 . 


The 7th March 2003 
No. D - 20014 (2 )/ 2002-GA / Estt. Consequent upon his 
appointment as Chief Vigilance Officer in the Indian Oil 
Corporation Limited , New Delhi in the pay scale of 
Rs. 23 , 750 - 28550 /- ( IDA pattern ), Shri Shankar Aggarwal, 
IAS (UP -80 ), Joint Secretary in the Ministry of Small Scale 
Industries, relinquished charge of the post with effect from 
the forenoon of 7th March , 2003. He is relieved w .e.f. the 
forenoon of 7th March , 2003 to take up his new assignment 
as CVO in the Indian Oil Corporation Ltd ., New Delhi. 

H . R . JOSHI, Under Secy . 


The 13th March 2003 
No . A - 18011 (277/2003 -Estt. — The President is pleased 
to appoint Smt. Stuti Narain Kacker , IAS (UP : 78 ), as Joint 


N . P. DWIVEDI, Dy. Secy . 


Part 1 - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 20 , 43 (VAISAKHA 6 , 1925 ) 


345 


Secretary in the Ministry of Smail Scale. Industries in the 
pay scale of Rs. 18 , 400 - 22 ,400 /- for a norinal tenure of 5 
vcars with effect from the forenoon of 12th March , 2003 or 
until further orders , whichever event takes place earlier . 

H . R . JOSHI, Under Secy . 


the Cadre mentioned in respect of Shri Monish Mullick , 
IFS may be ad as Uttaranchal instead of Uttar Pradesh . 

DR . M . SURYA PRAKASH , Director 


The 26th March 2003 
A - 11011 /9/ 2003 - Estt. — The President is pleased to ap 
point Shri Pradeep Kumar. IRS( IT : 87 ) as Private Secre 
tary to Hon ble Minister of Small Scale Industries and De 
velopment of North - Eastern Region (Dr. C . P. Thakur ), at 
the level of Director in the Ministry of Suall Scale Indus 
tries, with effect from 21.03.2003( FN ). 

The appointment of Shri Pradeep Kumar would be for 
the balance period of his five years Central tenure ie , upto 
16 .04 .2005 or till he ceases to function as Private Secretary 
to Minister or until further orders , whichever event occurs 
the earliest. 

H . R . JOSHI, Under Secy . 


New Delhi- 110003, the 3rd April 2003 
No. A - 32012 / 1/2001 - P. II (.), - The ad - hoc appointments 
of the following Assistants of the CSS cadre of the Ministry 
of Environment & Forests as " Section Officer" in the scale 
of pay of Rs. 6500 - 200 - 10 ,500 /- is extended with approval 
of the competent authority and the Department of Personnel 
and Training conveyed vide their OM No . 5 / 11/ 97 -CS.I 
dated 25 .03. 2003 from 01. 10 . 2002 to 30 . 05 .2003 or till the 
regular incumbents become available , whichever event takes 
place earlier : 

Si No. Name 


. 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD & 

PUBLIC DISTRIBUTION 
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC 

DISTRIBUTION ) 
New Delhi, the 28th March 2003 
F. No. A - 38012 /2 /2002 -SRA . — On attaining the age of 
superannuation , Sh . A . S. Yadav. DD (S & R , SGC , Office , 
Ghaziabad , Group A General Central Services of this 
Department will stand retired from Govt. Service with effect 
from the atterroon of 31st March , 2003. 

RAJAT DATTA , Under Secy. 


-dirtniciodai 


(S /Shri) 
V .D . Sahni 
J. K . Chakraborty 
P.C . Mamgain 
O . P . Chiller 
T . N . Makkar 
D .J. S . Bawa 
D .K . Chopra 
P.K . Bhargava 
Rajinder Singh 


2 . The ad -hoc appointment will not confer any right upon 
the above officers for regular promotion . The Government 
reserves the right to cancel at any time the ad - hoc 
appointments and to revert the officers to the post from 
which they were promoted . 

ZAFRUL ISLAM , Under Secy . 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(DEPTT. OF HEALTH ) 
New Delhi, the 3ist March 2003 


MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 

New Delhi- 110049 , the 7th April 2003 
E No. A - 32022 /1 /2003- Admn . — The President is pleased 
to appoint Shri Niaz Rasul, a regular Additional Industrial 
Adviser borne on the Industrial Advice cadre in this Ministry 
is Industrial Adviser in the same cadre in the pay scale of 
Rs. 16 ,400 -450 - 20 ,000 /- on purely ad -hoc basis with effect 
from 1. 1. 2003 or the date of his charge assumption upto 
31 .7 . 2003 or until further orders , whichever is earlier. 

2 . The appointment shall not confer any right for 
regularization of the same upon the individual for benefits 
such as seniority , etc . 


No. A . 11013 /4 / 2003-Estt . I.-- - The President is pleased 
to appoint Shri S . K . Verma, CSS , as Officer on Special 
Duty in the scale of pay of Rs. 12000 – 16500 /- in the personal 
staff of Minister for Health and Family Welfare (Smt. . 
Sushma Swaraj) with effect from the forenova ct 30 .1 .2003 . 

2 . The appointinent of Shri S .K . Vermaas Officeron Special 
Duty in the personal staff of Minister for Health & Family 
Welfare will be on co - terminus basis or for so long as desired 
by theMinister or until further orders whichever is earlier. 

DR . ANIL KUMAR, Under Secy. 


M . JAYARAMAN , Under Secy. 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 
New Delhi- 110003, the 30th Decemher 2002 

CORRIGENDUM 
No. A - 19011 /28 /97 -{FS .I. - - Io partials ification of this 
sinistry s Notification of even nunher dated 2 . 10 . 2002 . 


New Delhi- 110011, the 4th April 2003 
No. A . 12025 /95 /2001 -CHS.I. - On the recommendations 
of the Union Public Service Commission , the President is 


346 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 26 , 2003 (VAISAKHA 6 , 1925 ) 


(Part I Sec. 2 ] 


pleased to appoint Dr. Mirtunjay Kumar to the Medical 
Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay of Rs. 8000 - 275 - 13500 in a temporary capacity with 
effect from afternoon of the 03 . 12 . 2001until further orders. 
Dr. Mirtunjay Kumar is posted as Medical Officer under 
Government of National Capital Territory of Delhi. 

JAGDISH KUMAR , Under Secy . 


Secretary to the Minister of State for Communications & 
Information Technology (Shri Su . Thirunavukkarasar) at 
the level of Deputy Secretary (Pay Scale of Rs. 12 ,000 
16 ,500 /-) with effect from the forenoon of 30th January , 
2003 , 


. 


2 . The appointment of Shri. Mangat Ram Sharma as 
Private Secretary to the Minister of State for 
Communications & Information Technology is for a 
balance period of prescribed tenure of three years upto 
04 .08 .2003 or until he ceases to work as Private Secretary 
to Minister or until further orders , whichever happens 
earliest, 


The 8th April 2003 
No . A . 39012/5 /2002 -CHS. I. - Consequent upon the 
acceptance of his resignation Dr. Govind Mohan Jee , 
Medical Officer relinquished the charge of the post of 
Medical Officer of the Central Health Service under 
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. New Delhi on the 
afternoon of 31.01. 2003 . 

2 . The period from 24 .9. 2002 onwards till 31.01.2003 is 
- treated as " DIES -NON " . 


M .L . MIGLANI, Dy. Secy: (Admn.) 


JAGDISH KUMAR , Under Secy. 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND 

INFORMATION TECHNOLOGY 
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY) 

NATIONAL INFORMATICS CENTRE 

New Delhi- 110003, the 7th April 2003 
No. A - 39013/ 1/2000 - Admn.- I.- - The President is pleased 
tu accept the resignation of Sh . A . Ravindra Kumar, Emp 
Code -490 , from the post of Scientist " C , NIC , Andhra 
Pradesh State Unit, Hyderabad with effect from the afternoon 
of 30th June 2000 and he is relieved of his duties from the 
same day. 

P.S. PILLAI, Dy. Director (Admn .) . 


The 3rd March 2003 
No . 36 -1/ 2003 -Admn.l. — The President is pleased 10 
appoint Shri J. Subramonia Iyer as First P.A . to Minister of 
State for Communications and Information Technology (Shri 
Su . Thirunavukkarasar) in the Pay Scale of Rs. 6 ,500 – 10 , 500/ 
- from the forenoon of 30th January , 2003. 

2 . The appointment of Shri J. Subramonia Iyer as First 
P .A . to the Minister of State for Communications and 
Information Technology (Su. Thirunavukkarasar ) is at the 
discretion of and co - terminus with the tenure of Minister 
of State for Communications and Information Technology 
(Shri Su . Thirunavukkarasar ) or until further order, 
whichever happens earliest. 

M .L . MIGLANI, Dy. Secy. (Admn.) 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS 

New Delhi, the 31st March 2003 


( DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ) 

New Delhi-110001, the 25th February 2003 
No . 36 - 1/ 2003 - Admn. l. -- The President is pleased to 
appoint Shri Mangat Ram Sharma, IAS ( TN : 92 ) as Private 


No . A - 12026 / 4 / 2002. — The President is pleased to 
appoint Shri T. Srinidhi, Deputy Secretary in the Ministry 
of Road Transport & Highways as Director in the same 
Ministry with elfeci from 24 . 3.2003 upto 15 .3 .2006 or until 
further orders, whichever event takes place earlier. 

N . C . KAUSHIK , Under Secy . 


प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 
Ta * 1977 74 , ferot 777 yahya, 2003 
IPRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD) AND 
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 2003 


